सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र, 193 8 ( श०) 


संख्या 377 राँची, गुरुवार, 


1 अप्रैल , 2 0 16 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


शुद्धि पत्र 

28 मार्च, 2016 
संख्या:- 8/ नीति - 01 / 2015 का० 260 5 .. विभागीय अधिसूचना संख्या 1011 दिनांक 
3 फरवरी , 2016 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 का अंग्रेजी संस्करण के नियम 15 (2) एवं 16 (1) में अंकित वाक्यांश "any 
authority to which Appointing Authority is subordinate " का हिन्दी अनुवाद " उसके अधीनस्थ कोई 
प्राधिकार " के स्थान पर " ऐसा प्राधिकार , जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकार कार्यरत हो " पढ़ा जाय । 

2. उक्त नियमावली की शेष शर्ते एवं तथ्य यथावत् रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे, 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 377 – 50 । 


